रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 4523 ] 
No. 4523 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


सी . जी . डी . एल . अ . - 07102022-239444 


- 


CG - DL - E - 07102022-239444 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 6 , 2022 / आश्विन 14 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , OCTOBER 6 , 2022 / ASVINA 14 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 अक्तूबर , 2022 

का.आ. 4733 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 4537 ( अ ) दिनांक 01.11.2021 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले 
में नए दिल्ली - वडोदरा एक्सप्रेसवे ( एनई -4 ) के कि.मी. 0 से कि.मी. 12.4 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / 
चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 
13.11.2021 को " द इंडियन एक्सप्रेस " और " हिंदुस्तान " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

6745 GI / 2022 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


1 


राज्य का नाम : हरियाणा 

जिले का नाम : गुरुग्राम 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


12 


3 


4 


अनुसूची 

हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में नए दिल्ली - वडोदरा एक्सप्रेसवे ( एनई -4 ) के कि . मी . 0 से कि . मी . 12.4 तक के लिए 
अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


1 


2 

तालुक का नाम : सोहना 

गांव का नाम : अभयपुर 


118 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


गांव का नाम : बालूदा 


57 // 9 / 1 


अन्य 


12 // 11 / 1 


गांव का नाम : दौला 


निजी 


निजी 


3 


38 // 17 / 2 / 1 सरकारी 


रास्ता 


कृषि 


कृषि 


4 


गै.मु. नहर 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0076 


0.0228 


0.0036 


0.0039 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


पंचायत देह 
( 118 ) 


6 


रोहतास , सीताराम , चिरंजी लाल पुत्राण 
चंदगीराम पुत्र चेतू हर 3 समभाग 

| 819/3455 भाग वासी मूलचंद , चंद्रसेन , 
तेजपाल , महिपाल पुत्राण रामफल पुत्र 
चेता हर चार समभाग 1727/3455 
भाग वासी जगवीर पुत्र चंदगीरम पुत्र 
चेतु 368/3455 भाग वासी गराज पुत्र 
चंदगीराम पुत्र चेतु 269/3455 भाग 
वासी सतवीर पुत्र चन्दगीराम पुत्र चेतु 
272/3455 भाग वासी । 

( 57 // 9 / 1 / 2 ) 


श्रीमती सीमा गोयल पत्नी जसवंत कुमार 
| गोयल पुत्र 1/2 भाग श्रीमती गीता पत्नी 


दिनेश कुमार पुत्र राजपाल 1/2 भाग 
वसीदेह । 

( 12 // 11 / 1 / 2 / 2 ) 

हरियाणा सरकार । 

( 38 // 17 / 2 / 1 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


5 


6 


7 


8 


38 // 17 / 2 / 2 


निजी 


38 // 18 / 1 / 2 निजी 


38 // 18 / 2 / 1 / 2 निजी 


गांव का नाम : लोहटकी 


2 // 21 / 2 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0051 


0.0561 


0.0025 


0.1137 


अजय कुमार पुत्र श्रीकृष्ण पुत्र वसीदेह | 
( 38 // 17 / 2 / 2 / 1 ) 


3 


बलवीर सिंह , रामनाथ सिंह पुत्राण 
शिवचरण पुत्र हर दो समभाग 58/267 
भाग वासी भगत सिंह , प्रताप सिंह पुत्राण 
व श्रीमती अनीता पुत्री धरम सिंह पुत्र 
शिवचरण हर तीन समभाग 29/267 
भाग वासी योगेंद्र सिंह पुत्र विजयपाल 
सिंह पुत्र शिवचरण 82/801 भाग वासी 
लाजपत , प्रेमजीत , मुनेश कुमार पुत्राण 
जगरूप पुत्र हर तीन समभाग 350/801 
भाग वासी चेतराम , शिवचरण , राकेश 
पुत्राण मोहनलाल पुत्र कुडियाराम हर 
तीन समभाग 103/801 भाग वासी 
श्रीमती शीला देवी पत्नी हरिचंद पुत्र 
बनूराम 5/1602 भाग बासी । 
( 38 // 18 / 1 / 2 / 1 ) 


ओमवीर , कुलदीप , मनवीर , पप्पू , विनोद 
पुत्राण व सुषमा , सुनील पुत्रियाँ व 
श्रीमती अंजुबाला विधवा शेरसिंह पुत्र 
आशासिंह हर आठ समभाग 4/11 भाग 
सतवीर पुत्र शेर सिंह पुत्र आशा सिंह 
3/22 भाग देवेंद्र सिंह , लोकेंद्र सिंह , 
निर्भय सिंह , पदम सिंह , राजकुमार 
पुत्राण जयपाल सिंह पुत्र आशा सिंह हर 
पाँच समभाग 1/2 भाग वसीदेह । 
( 38 // 18 / 2 / 1 / 2 ) 


छिदारम- रतिराम पुत्राण रंगी हर दो 
समभाग 1 / 9 भाग यादराम पुत्र शहजाद 

24/270 भाग रमेश पुत्र शाहजाद 

12/270 भाग मिश्रो पत्नी रामरिख 
31/360 भाग करमवीर सिंह- मेधन 
दाताराम - सतवीर सिंह- रामवीर 
जगवीर पुत्राण व धर्मवती पुत्री रामरिख 
7/360 भाग विनोद , मनोज , राजकुमार 
पुत्राण व मीना देवी विधवा हर चार 
संभाग धरम सिंह 1/360 भाग श्रीमती 


4 


9 


10 


11 


12 


127 


28 // 18 


गांव का नाम : सांचोली 


28 // 22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


78 


अन्य 


निजी 


| निजी 


सरकारी 


गै.मु.हरवाडी 


कृषि 


कृषि 


गै.मु.रास्ता 


0.0379 


0.0303 


0.0278 


0.0051 


0.3164 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


अनीता धर्मपत्नी जगवीर सिंह 1/45 भाग 
रामपाल पुत्र बिहारी 2/135 भाग 
जगमल , श्यामो पुत्री चेंता पुत्र दौलतमाल 
147 / 442 भाग रणवीर , बलवीर , 
| रोहतास पुत्राण पोहाप सिंह पुत्र चंपू 
4/442 भाग श्रीमती अनीता पत्नी 


| 

जगवीर सिंह पुत्र रामरिख 10/442 भाग 

रामपाल पुत्र बिहारी पुत्र नैन सिंह 

6/442 भाग । 

( 2 // 21 / 2 ) 


नगर परिषद सोहना 

( 27/2 ) 


संतोषरानी पत्नी जयभगवान पुत्र 

फरीदाबाद निवास । 

( 28 // 18 ) 


सिंहराज पुत्र सूरजमल पुत्र रामस्वरूप | 

( 28 // 22 ) 


पंचायत देह . 

( 78 ) 


कुल 

[ फा . सं . NHAI / CMU / MTR / BM / DELHI - VADODARA / 2018 / D - 47741 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 6th October , 2022 

S.O. 4733 ( E ) . – Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 4537 ( E ) , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) 
issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) on 01.11.2021 , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of Greenfield alignment of Delhi - Vadodara Expresswy ( NE - 4 ) on the stretch of land from Km . 0 to Km . 
12.4 in the district of Gurugram in the state of Haryana . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Indian Express " and 
" Hindustan " both dated 13.11.2021 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : HARYANA 

Sr. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Greenfield alignment 
of Delhi - Vadodara Expressway ( NE - 4 ) in the stretch of land from Km . 0 to Km . 12.4 in the district of 
Gurugram in the State of Haryana . 


No. 


1 


2 


| 4 


5 


6 


1 


Survey 
Number 


118 


2 


Taluk : Sohna 

Village : Abheypur 


Village : Baluda 


57 // 9 / 1 


Village : Daula 


12 // 11 / 1 


38 // 17 / 2 / 1 


38 // 17 / 2 / 2 


38 // 18 / 1 / 2 


Type of Land 


Private 


Common 


Private 


District : Gurugram 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


Government 


Private 


Nature of 
Land 


Rasta 


4 


Agriculture 


Agriculture 0.0228 


G.M. Canal 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


Agriculture 


0.0076 


0.0036 


0.0039 


0.0051 


0.0561 


5 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Panchyat Deh 
118 


Rohtas , Sitaram , Chiranji Lal S / O 
Chandiram S / O Chetu all three persons 
having 819/3455 share vashi Mulchand , 
Chandrasen , Tejpal , Mahipal S / O 
Ramfal S / O Cheta all four persons 
having 1727/3455 share vashi Jagveer 
S / O Chandgiram S / O Chetu having 
368/3455 share vashi Giriraj S / O 
Chandgiram S / O Chetu having 
269/3455 share vashi Satveer S / O 
Chandgiram S / O Chetu having 
| 272/3455 share vashi . 

57 // 9 / 1 / 2 


Smt . Seema Goyal W / O Jaswant Kumar 
Goyal S / O 1/2 Share Smt . Geeta w / o 
Dinesh Kumar S / O Rajpal having 1/2 

equally share vashideh . 
12 // 11 / 1 / 2 / 2 


Haryana Govt . 38 // 17 / 2 / 1 

Ajay Kumar S / O Srikrishna S / O 
Vasideh 38 // 17 / 2 / 2 / 1 


Balveer Singh , Ramnath Singh S / O 
Shivcharan S / O all two persons having 
58/267 equally share Bhagat Singh , 
Pratap Singh S / O v Smt . Anita D / O 
Dharam Singh S / O Shivcharan all three 
persons having 29/267 equally share 
vashi Yogender Singh S / O Vijaypal 
Singh S / O Shivcharan 82/801 share 
vashi Lajpat , Premjeet , Munesh Kumar 
S / O Jagroop s / o all three persons having 
350/801 equally share vashi Chetram , 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


38 // 18 / 2 / 1 / 2 


Village : Lohatki 


2 // 21 / 2 


27 


28 // 18 


28 // 22 


Village : Sancholi 


78 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Common 


Private 


Private 


Government 


Agriculture 0.0025 


Agriculture 0.1137 


G.M. Harwadi 0.0379 


Agriculture 


Agriculture 


G.M.Rasta 


TOTAL 


0.0303 


0.0278 


0.0051 


0.3164 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Shivcharan , Rakesh S / O Mohanlal S / O 
Kudiaram all three persons having 
103/801 equally share vashi Smt . Shila 
Devi w / o Harichand S / O Batturam 
having 5/1602 share vashi . 
38 // 18 / 1 / 2 / 1 


Omveer , Kuldeep , Manveer , Pappu , 
Vinod S / O V. Sushma , Sunil D / o V 
Smt . Anjubala Widow Shersingh S / O 
Ashasingh all eight having 4/11 equally 
share Satveer S / O Shersingh S / O Asha 
Singh 3/22 share . Devendra Singh , 
Lokendra Singh , Nirbhay Singh , Padam 
Singh , Rajkumar S / O Jaipal Singh S / O 
Asha Singh all five having 1/2 equally 
share vasideh . 

38 // 18 / 2 / 1 / 2 


Chiddaram , Ratiram S / O Rangi all two 
persons having 1/9 share . Yadram S / O 
Shahjad 24/270 share . Ramesh S / O 
Shahjad 12/270 share . Mishro W / O 
Ramrikh 31/360 share . Karamveer 
singh , Medhan , Dataram , Satveer 
Singh , Ramveer , Jagveer S / O V. 
Dharamvati D / O Ramrikh 7/360 share 
Vinod , Manoj , Rajkumar S / O V Meena 
Devi widow all 4 persons . Dharam 
singh 1/360 share Smt . Anita W / O 
Jagveer Singh 1/45 Share . Rampal S / O 
Bihari 2/135 share Jagmal , Shyamo 
D / O Chenta S / O Daulatmal 147/442 
share . Ranveer , Balveer , Rohtas S / O 
Pohap Singh S / O Champu 4/442 share 
Smt . Anita W / O Jagveer singh S / O 
Ramrikh 10/442 share . Rampal S / O 
Bihari S / O Nansingh 6/442 share . 
2 // 21 / 2 


Nagar Parishad Sohna 
27/2 


Santoshrani W / O Jaibhagwan S / O 
Residence of Faridabad . 

28 // 18 


Singhraj S / O Surajmal S / O 
Ramswaroop . 

28 // 22 


Panchayat Deh . 
78 


[ F. No. NHAI / CMU / MTR / BM / DELHI - VADODARA / 2018 / D - 47741 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ 

KUMARVERMA 

Date : 2022.10.07 22:20:26 +05 30 


